: 


ANS 


AHMAva 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 चैत्र , 1940 ( श० ) 
6 अप्रैल , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 377 राँची, शुक्रवार , 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


- - - - - - - - - - - - 


शुद्धि पत्र 
23 मई , 2017 ई० । 


संख्या- 03/ ना सु०- 102/ 2017- 2857-- गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , 
झारखण्ड, राची द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश सं०-16/ सी० -02/2016-7068 , दिनांक 
22 दिसम्बर, 2016 की कंडिका- 09 में अंकित बजट शीर्ष " 2070- अन्य प्रशासनिक 
सेवाए-लघुशीर्ष- 106-मांग संख्या-22 -जिला कार्यकारी दल, विस्तृत शीर्ष-01 - वेतन एवं 
भत्ते- 08- संविदा भत्ता " के स्थान पर बजटशीर्ष निम्नवत पढ़ा जायः 

___ "क्रमशः 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाए , लघु शीर्ष- 106 - सिविल रक्षा, उप शीर्ष 
02-जिला प्रभार , विस्तृत शीर्ष-03- प्रशासनिक व्यय , प्राथमिक ईकाई- 30 - अन्य 


___ 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 6 अप्रैल , 2018 
संविदात्मक सेवाए, विपत्र कोड-225207000106020330 एवं 2070 - अन्य प्रशासनिक 
सेवाए, लघु शीर्ष-106- सिविल रक्षा, उप शीर्ष-02 जिला प्रभार, विस्तृत शीर्ष -01- वेतन 
एवं भते , प्राथमिक ईकाई-07- प्रशिक्षण भता , विपत्र कोड 225207000106020107 

2. उक्त स्वकृत्यादेश को इस हद तक संशाधित समझा जाय । स्वकृत्यादेश की 
शेष कंडिकाए यथावत रहेगी । 

3. प्रस्ताव पर योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) की सहमति प्राप्त है । 
4 . प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


पूनम प्रभा पूर्ति , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 377 -- 50 


